पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09/ 2013 - 2015." 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36211 


रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 - भाद्रपद 29, शक 1940 


वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2018 

अधिसूचना 


क्रमांक एफ 03 - 26 / 2018 / वा . क .(पं .) / पांच(89). - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का संख्यांक 02 ) 
की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा श्री रामकृष्ण 
सेवा समिति आश्रम द्वारा कोनी स्थित कुल खसरा नम्बर 11 (1, 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3, 3 / 1, 4, 5, 6, 7, 8, 927 / 1) रकबा 
7.98 एकड़ भूमि को रामकृष्ण मिशन बेलूड के पक्ष में दान की निष्पादित लिखत पर छत्तीसगढ़ मुद्रांक अनुसूची 1 क , 
अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रभार्य मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करती है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . डी . सिंह , सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2018 


, क्रमांक एफ 03 - 26 / 2018 / वा . क.(पं.) / पांच(89). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के 
अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03 - 26 / 2018 / वा. क .( पं.) / पांच (89 ), दिनांक 17 - 09 - 2018 का 
अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . सिंह, सचिव. 


723 


724 


TIGT 


, fania 20 firme 2018 


Atal Nagar, the 17th September 2018 


NOTIFICATION 


No. F 03 -26 /2018/ C . T .(R .)/ V (89 ). – In exercise of the powers conferred by Clause (a) of 
Sub - Section - 1 of Section - 9 of the " Indian Stamp Act,1899 (No. 02 of 1899 ) ” the State Government hereby 
exempts from stamp duty chargeable on executed gift deed by Ramkrishna Seva Samiti Ashram in favour of 
Ramkrishna Mission Belud related to land situated at Koni Bilaspur total Kh.No . 11( 1, 2 /1 , 2 /2 , 2 /3 , 3 /1 , 4 , 5 , 6 , 
7 , 8, 927/ 1), areas 7.98 acres under article 33 of Chhattisgarh Stamp Schedule 1 - A . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

D .D . SINGH , Secretary . 


संचालक ,मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


